निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 323) पटना, मंगलवार , 5 मार्च 2019 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

11 दिसम्बर 2018 
सं० 6 / नि०प्रतिनियु० - 01 - 02 / 2018 - 7082 / वा0कर — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 
56वीं - 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार वित्त सेवा के लिए अनुशंसित 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों (जिनका स्थायी अथवा अस्थायी पतो की चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन 
प्रतिवेदन अप्राप्त है ) को अधोलिखित शर्तों के अधीन वेतनमान लेवल - 9 रू० - 53100 - 1, 67, 800 में 
राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राज्य कर सहायक 
आयुक्त के रूप में औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के लिये नियुक्त किया जाता है । 


3 


- - 


क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 

अभ्युक्ति 
सं० 

मेधा 

कोटि 
क्रमांक 
2 

4 5 

6 
1 . श्री संतोष कुमार 

93 सामान्य गया 
| श्री मानव सौरभ 100 सामान्य कटिहार । इंटरमीडिएट मूल प्रमाण - पत्र 

प्रस्तुत नहीं । 
श्री विभांशु कौशल 102 

- मुजफ्फरपुर 1 . मैट्रिक अंक पत्र एवं अन्य 
चौधरी 

शैक्षणिक वर्तनी में अंतर है । 

संशोधित प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
4. | श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह 105 - सामान्य छपरा | 1. इंटरमीडिएट मूल प्रमाण - पत्र 

( सारण ) अप्राप्त । 

2. स्नातक का मूल प्रमाण - पत्र 
अप्राप्त । 
3. स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण - पत्र 
अप्राप्त । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2019 


क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त 
सं० 

मेधा 
क्रमांक 


आरक्षण | गृह जिला 
कोटि 


अभ्युक्ति 


3 


6 


115 


- 


- 


5. | विनीता वत्स 112 सामान्य । औरंगाबाद 1 . प्रारंभिक एवं साक्षात्कार का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 

( 2 ) अनापति प्रमाण - पत्र अप्राप्त 
6. | श्री सन्नी 113 सामान्य । नालंदा मुख्य एवं साक्षात्कार का 

प्रवेश - पत्र अप्राप्त । 
प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

अप्राप्त । 
वंदना 

सामान्य बक्सर 
8. श्री ददन कुमार सिंह | 125 सामान्य | औरंगाबाद | इंटरमीडिएट मूल प्रमाण - पत्र 

अप्राप्त । 
9. | श्री विवेक कुमार गुप्ता |__ 126 सामान्य पटना शपथ पत्र कार्यापालक 

दंडाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी 

का प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
10 . | नरगिस 

150 सामान्य । किशनगंज मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
11. शिप्रा कुमारी 

151 सामान्य दरभंगा मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
12. श्री प्रेम कुमार 154 । सामान्य | पटना 1. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 

प्रमाण - पत्र की मूल प्रति अप्राप्त । 
2. स्नातकोत्तर का मूल प्रति 

अप्राप्त । 
13. श्री संदीप तैतरवे 157 सामान्य | भागलपुर | प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

अप्राप्त । 
14 . | श्री अविनाश सिंह | 158 सामान्य - बलिया 

( उत्तर प्रदेश) 
15. रश्मि रंजीता ___ 162 सामान्य 

चम्पारण 
16. | श्री अविनाश त्रिपाठी ___ 168 सामान्य देवरिया 1. प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार 

सदर का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
( उत्तर प्रदेश) 2. इंटरमीडिएट मूल प्रमाण - पत्र 

अप्राप्त । 
17. श्री मनीष कुमार 

169 सामान्य 

साक्षात्कार का प्रवेश पत्र अप्राप्त 

मैट्रिक अंक पत्र अप्राप्त । 
18. | श्री बिरेन्द्र कुमार 

173 सामान्य पश्चिमी वर्तमान नियोक्ता का अनापति 
पाण्डेय 

चम्पारण । प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
19. | श्री अमरेश कुमार | 179 सामान्य पटना 1 . बिहार राज्य सरकार की 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र 
जिलाधिकारी/ अपर समाहता का 
अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार 

का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
20 . | श्री प्रसून पुष्कर 

183 सामान्य बेगुसराय 
| 21 . | श्री पंकज कुमार 

184 सामान्य । अनुपस्थित 


पूर्वी 


मुगेर 


सं० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मार्च 2019 
क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 

अभ्युक्ति 
मेधा कोटि 

क्रमांक 

2 
22. श्री इन्द्रजीत कुमार 185 सामान्य नालंदा 1 . बिहार राज्य सरकार की 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र 
जिलाधिकारी/ अपर समाहता का 
अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक परीक्षा एवं साक्षात्कार 

का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
23. | श्री अनिरूद्ध कुमार 

186 सामान्य प्रतापगढ़ प्रारंभिक एवं साक्षात्कार का प्रवेश 
यादव 

उत्तर प्रदेश पत्र अप्राप्त । 
24. मो0 अफजल हसनैन | 188 सामान्य सीतामढ़ी प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

अप्राप्त । 
25 . | श्री परिणय कुमार प्रसून 193 । सामान्य पूर्णिया 


26. | श्री समीर परिमल 


194 


सामान्य । गोपालगंज 1. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

अप्राप्त । 
सामान्य पूर्णिया 


27 . | श्री आदित्य कुमार 


198 


- 


- 


28 . | सुजाता प्रसाद 

200 
29. | अनामिका 
30 . श्री सुजित कुमार मिश्रा 204 


201 


- 


- 


31. श्री रामकृपाल साह 
32. श्री संतोष कुमार 


- 205 | 

206 


33. | श्री विकास कुमार सिंह 


207 


सामान्य पटना 
सामान्य पटना 
सामान्य भोजपुर । 1 . मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
( आरा) 2. प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य 

परीक्षा का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
3. इंटरमीडिएट प्रमाण - पत्र मूल 
प्रति अप्राप्त । 
4. स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण- पत्र 

अप्राप्त । 
सामान्य | सीतामढ़ी 
सामान्य मधुबनी 1. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र 

अप्राप्त । 
सामान्य पटना 1. मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 

2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 
अप्राप्त । 
3. पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी 
अनापत्ति प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
4.इंटरमीडिएट प्रमाण - पत्र मूल 

प्रति अप्राप्त । 
सामान्य | मुजफ्फरपुर मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
सामान्य पटना । प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा 

का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
सामान्य । इलाहाबाद 1 . साक्षात्कार का प्रवेश प्रत्र 
|( उत्तर प्रदेश) अप्राप्त । 

2. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 

प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
सामान्य पटना मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
सामान्य छपरा प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

( सारण ) अप्राप्त । 


34 . | श्री सुमन कुमार 
35. श्री अभिनव कुमार 


| 208 

211 - 


| 213 


36 . | श्री मानवेन्द्र सिंह 

परिहार 


37 . | श्री कुणाल कश्यप 


| 214 


38. | मो० सरवर आलम 


220 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2019 


3 


4 


पूर्वी 


231 


क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 

अभ्युक्ति 
सं० 

मेधा __ कोटि 

क्रमांक 
2 

དུ 
39. | श्री कमलेश कुमार 221 सामान्य पटना 

प्रकाश 
40. श्री रोहित दूबे 

222 सामान्य | आजमगढ़ 1 . इंटरमीडिएट प्रमाण - पत्र की 

( उत्तर प्रदेश) मूल प्रति अप्राप्त । 

2. प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य 

परीक्षा का प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
41 . | शर्मिका बाजपेई 227 
सामान्य | भागलपुर मुख्य एवं प्रारंभिक परीक्षा का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
42. | श्री तरूण कुमार 229 सामान्य | मुजफ्फरपुर 

- - 
43. | श्री रोहित रंजन 230 सामान्य । 

चम्पारण 
44. | श्री रवि शंकर प्रसाद 

पिछड़ा वर्ग गोपालगंज 
45. | श्री शशि शेखर सिन्हा 232 पिछड़ा वर्ग शेखपुरा | 1 . बिहार राज्य सरकार की 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित जिलाधिकारी 
/ अपर समाहता का प्रमाण पत्र 
अप्राप्त । 
2. वर्तमान नियोक्ता द्वारा निर्गत 

अनापत्ति प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
46 . | पुनीता कुमारी - 234 अत्यंत । सुपौल । 1. मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र 

|पिछड़ा वर्ग 

अप्राप्त । 
47. कुमारी खुशबू रानी 236 पिछड़ा वर्ग भागलपुर 
48 . श्री प्रदीप कुमार सिंह 240 पिछड़ा बांका | प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

__ वर्ग 

अप्राप्त । 
49. श्री अभिरंजन रोहित - 244 पिछड़ा 

| भागलपुर इंटरमीडिएट का प्रमाण - पत्र की 
वर्ग 

मूल प्रति अप्राप्त । 
50 . | श्री आनन्द कुमार 246 पिछड़ा पटना 1. बिहार राज्य सरकार की 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र 
जिलाधिकारी / अपर समार्हता का 
अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

प्रस्तुत करें । 
51 . | मीनाक्षी 247 पिछड़ा वर्ग मधेपुरा । प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 

अप्राप्त । 
सोनी कुमारी 

248 | अत्यंत कटिहार 

पिछड़ा वर्ग 
53 . | श्री रंजीत कुमार | 249 पिछड़ा वर्ग पटना मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
54 . श्री अर्जुन कुमार 253 पिछड़ा वर्ग पूर्णिया । 1. मैट्रीक का अंक पत्र अप्राप्त 

2. इंटरमीडिएट का प्रमाण - पत्र 
की मूल प्रति अप्राप्त । 
3. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 

प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
55 . रंजना कुमारी वर्मा 276 पिछड़े वर्ग नालंदा 1 . मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त 

की महिला 

2. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 
प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 


वर्ग 


52. 


सं० 


6 


3 
282 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मार्च 2019 
क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 

अभ्युक्ति 
मेधा । कोटि 
क्रमांक 
4 

5 
56. | कुमारी अनु सोनी 

पिछड़े वर्ग सीवान 1. मैट्रिक का अंक पत्र अप्राप्त । 
की महिला 

2. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 

प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
57. श्वेता रानी 

286 अत्यंत ___ मुंगेर 1. मैट्रीक का अंक पत्र अप्राप्त 
पिछड़ा वर्ग 

2. इंटरमीडिएट परीक्षा का अंक 
पत्र में प्राप्तांक एवं बिहार लोक 
सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के 
फॉर्म में अंकित प्राप्तांक में अंतर 
का प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
3. प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
58. | श्री अजय कुमार पंडित 294 अत्यंत । मुंगेर 

पिछड़ा वर्ग 
59 . | सहगुफ्ता रहमान 

319 

अत्यंत पश्चिमी 

पिछड़ा वर्ग चम्पारण 
60 . | सविता कुमारी 328 अत्यंत | भोजपुर 1 . बिहार राज्य सरकार की 

पिछड़ा वर्ग 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर 

रहित 
जिलाधिकारी / अपर समाहता का 

प्रमाण पत्र अप्राप्त । 
श्री अमेत विक्रम 

337 अत्यंत पटना वर्त्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 
बैनामी 

पिछड़ा वर्ग 

प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
| 62 . श्री जयंत गौतम | 361 ___ अत्यंत अनुपस्थित 

पिछड़ा वर्ग 
कहकशाँ 

368 अत्यंत । नालंदा 

पिछड़ा वर्ग (बिहारशरीफ ) 
श्री मनोज कुमार पाल 

अत्यंत । कैमुर 

पिछड़ा वर्ग 
श्री अरूण नाथ 

___ अत्यंत पटना 

पिछड़ा वर्ग 
इन्दु चौहान 

438 - अत्यंत सुपौल 

पिछड़ा वर्ग 
67 . | श्री नीरज कुमार 454 ___ अत्यंत । अररिया 

पिछड़ा वर्ग 
68. | श्री दीपक कुमार शर्मा| 476 | अत्यंत पटना | 1. बिहार राज्य सरकार की 

पिछड़ा वर्ग 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित जिलाधिकारी / 
अपर समाहता का प्रमाण पत्र 

अप्राप्त । 
69. अंजू कुमारी 

483 अत्यंत । पटना 1. बिहार राज्य सरकार की 
पिछड़ा वर्ग 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित जिलाधिकारी / 
अपर समाहता का प्रमाण पत्र 

अप्राप्त । 
70 . | रेफाकत हुसैन 

487 अत्यंत । सिवान 

पिछड़ा वर्ग 


61 . | 


428 


429 


66 . 


- - 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2019 


अभ्युक्ति 


क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 
सं० 

मेधा कोटि 
क्रमांक 


3 


71 . | श्री विश्वजीत कुमार 498 अत्यंत नालंदा | 1 . बिहार राज्य सरकार की 

पिछड़ा वर्ग 

नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
क्रीमीलेयर रहित जिलाधिकारी / 
अपर समाहता का प्रमाण पत्र 
अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
72 . सरिता सिंह 

555 पिछड़ा वर्ग रोहतास । 1. बिहार राज्य सरकार की 

( Disable/ ( सासाराम ) | नौकरीयों के निमित्त निर्गत 
d - OH) 

क्रीमीलेयर रहित जिलाधिकारी / 
अपर समार्हता का प्रमाण पत्र 
अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का 

प्रवेश पत्र अप्राप्त । 
| 73. | श्री संजय कुमार 713 अनुसूचित | भागलपुर | 1 . इंटरमीडिएट का प्रमाण - पत्र 

जनजाति 

की मूल प्रति अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 
अप्राप्त । 
3. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति 

प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
| 74. | प्रीति कुमारी 

789 अनुसूचित | मुंगेर । 1 . मैट्रीक का अंक पत्र अप्राप्त 
जाति 

2. जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति 

अप्राप्त । 
75. | श्री अरविन्द कुमार 811 - अनुसूचित 

पूर्वी 
राम 

जाति | चम्पारण 
76 . | श्री संतोष कुमार 887 अनुसूचित | कैमुर 

जाति ( भभुआ ) 
77 . दिव्या ज्योति 

889 अनुसूचित | औरंगाबाद 1. मैट्रीक का अंक पत्र अप्राप्त 
जाति 

2. वर्तमान नियोक्ता का मूल 

अनापत्ति प्रमाण - पत्र अप्राप्त । 
78. | श्री सुधांशु कुमार । 932 सामान्य बक्सर 

(Disabl 

ed - VI) 
श्री विजय कुमार 965 अनुसूचित अनुपस्थित 

जाति 
80 . | श्री अनोज कुमार 1012 अनुसूचित नवादा 

जाति 
श्री अमित कुमार 1013 अनुसूचित | खगड़िया 

जाति 
श्री उमेश कुमार दास | 1031 अनुसूचित जमुई 

जाति 
83 . श्री विक्रम कुमार 1042 अनुसूचित गया । | 1. इंटरमीडिएट का प्रमाण - पत्र 

जाति 

की मूल प्रति अप्राप्त । 
2. प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 
अप्राप्त । 


79 . | श्री नित 


सं० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 5 मार्च 2019 
क्र० उम्मीदवारों का नाम । संयुक्त आरक्षण | गृह जिला 

अभ्युक्ति 
मेधा । कोटि 

क्रमांक 
1 

3 
84. | संगीता कुमारी 1052 | अनुसूचित । गया 

जाति 
85 . | श्री ललिन्द्र कुमार 1061 | अनुसूचित नवादा | मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र 

जाति 

अप्राप्त । 
86. | श्री नागेन्द्र प्रसाद 

अनुसूचित | 

मधुबनी 

जाति 
87 . | श्री शशि भूषण कुमार | 1074 अनुसूचित । दरभंगा 

जाति 
88. | श्री आशीष कुमार 1082 अनुसूचित नालंदा । प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 
पासवान 

जाति (बिहारशरीफ ) | अप्राप्त । 
89 . श्री नवनीत कुमार 

1091 | अनुसूचित | बेगुसराय 
भारती 

जाति 
श्री राजीव रंजन सिंह 1371 सामान्य कटिहार - 1. अनापत्ति प्रमाण - पत्र अप्राप्त 

(Disabled 

2. स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण - पत्र 
DD ) 

अप्राप्त । 


1070 


90 । 


उपर्युक्त सभी अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ अगले छ : माह 
के लिये की जाती है कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त नहीं 
होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी । छ : माह के 
अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन 
औपबंधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त 
विस्तारित किया जायेगा । 
यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ - पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित 
सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल 
प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रक्लि प्रतिवेदन 
प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 
यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ - पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य 
संगत प्रमाण - पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है , कि भविष्य में 
शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संदर्भ में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में 
इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं 
आवश्यक कानुनी कार्रवाई भी की जायेगी । 
सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी 
वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार 
होगी । 
जिन अभ्यर्थियों ने जाँच के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्तम्भ - 6 में यथा 
उल्लिखित वांछित प्रमाण - पत्र समर्पित नहीं किया है , वे योगदान के साथ वांछित 
प्रमाण - पत्र राज्य कर विशेष आयुक्त के समक्ष समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका 
योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । 
प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है , 
जिसे मूलरूप में प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 
सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा 
निर्गत संकल्प संख्या - 1919 , दिनांक 18.01. 1976 के अनुपालन में दहेज न लेने 
संबंधी घोषणा पत्र योगदान देते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 
बिहार पेंशन ( संशोधन ) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प 
संख्या - 1964 दिनांक 31. 08. 2005 एवं 768 दिनांक 03.07. 2007 के अनुसार इन 
कर्मियों पर नही अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 5 मार्च 2019 


10 . 


11. 


अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर 
आने - जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं , योगदान के समय 
विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में 
सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना 
अनिवार्य होगा । 


सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि , वे दिनांक 26.12. 2018 को 
अपना योगदान निश्चित रूप से राज्य कर विशेष आयुक्त ( राजपत्रित), विकास 
भवन , नया सचिवालय , बिहार , पटना - 800015 को समर्पित कर देंगे । निर्धारित 
अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित 
आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

__ जनक राम , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 323 -571 +300 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


